रजिस्ट्री सं. डी . एल.- 33004/98 


REGD. NO . D. L.-33004/98 


us 


. 


भारत की राजपत्र 


मत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II _ Section 3 - Sub - Section(i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 
% 


- 


सं० 446 ] 
No. 446 ) 


नई दिल्ली, सोमवार , नवम्बर 16 , 1998 / कार्तिक 25 , 1920 
NEW DELHI, MONDAY , NOVEMBER 16 , 1998 /KARTIKA 25, 1920 


. 


P 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 नवम्बर , 1998 

सं. 91 / 98 सीमाशुल्क ( एन. टी . ) 
सा . का .नि . 680 ( अ ). --केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए. केंद्रीय उत्पाद शल्क आयुक्त ( न्यायनिर्णयन ) दिल्ली को , नीचे की सारणी के स्तंभ ( 3 ) 
मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, जिन्हें उस सारणी के स्तंभ ( 4 ) में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा, उक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी 
प्रविष्टि में निर्दिष्ट कंपनियों की बाबत जारी किया गया है, सीमाशुल्क आयुक्त नियुक्त करती है , अर्थात् 

सारणी 
क्रम कंपनी का नाम 

कारण बताओ सूचना प्राधिकारी जिसने कारण बताओ सूचना 
सं . और तारीख 

जारी की 


सं . 


. 


. 


. 


. 


- - - 


. 


( 4 ) 


- 


- 


(1 ) (2 ) 

( 3 ) 
1. साहिल ट्रेन्ड्स 

50 / 20/ 96 - सी . I, 

सीमाशुल्क आयुक्त , अहमदाबाद 

तारीख 26--3 - 1998 
. 2. पर्ल्स इंटरकान्टीनेन्टल लि . 50 / 16 / 96 - सी . I. 

सीमाशुल्क आयुक्त, मुंबई 

तारीख 26 - 2 - 1998 
3. एम. एस . इंटरनेशनल लि . 50/ 15/ 96 - सी . I. सीमाशुल्क आयुक्त, कांडला 

तारीख 26 - 3 - 1998 
4. एम. एस. इंटरनेशनल लि . 50/22/96 - सी . I. सीमाशुल्क आयुक्त, अहमदाबाद 

तारीख 17 - 6 - 1998 और सीमाशुल्क आयुक्त ( न्यायनिर्णयन ) , 

नया सीमाशुल्क भवन, मुंबई । 
5 . एम. एस . शूज़ ईस्ट एक्सपोर्ट लि . 50 / 18 / 96 - सी . I. 

सीमाशुल्क आयुक्त, अहमदाबाद 
तारीख 17 - 6 - 1998 और सीमाशुल्क आयुक्त, 

नया सीमाशुल्क भवन, मुंबई । 
6. पर्ल्स इंटरकान्टीनेन्टल लि . 50/60/ आई एन बी/ 93/ भाग I. सीमाशुल्क आयुक्त, आई सी डी और एयर कार्गों काम्पलेक्स , 

तारीख 17 -6 - 1998 नई दिल्ली और सीमाशुल्क आयुक्त ( न्यायनिर्णयन ), 

नया सीमाशुल्क भवन, मुंबई । 


3103 GI/98 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec . 3 (i) ] 


(1) (2) 

(3) 
7. enfica 2 

50 /21/96 - . I. सीमाशुल्क आयुक्त, कांडला और सीमाशुल्क आयुक्त 

RTG 26 - 6 - 1998 आई सी डी, नई दिल्ली 
8. 44 .CA . 10 

50 /19 /96 - FW. I. सीमाशुल्क आयुक्त , अहमदाबाद 
To 26 -6 - 1998 

[ 97.H . 437/9 /98 - FIATF - IV ] 

विजय कुमार, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th Noveinber, 1998 

No. 91/ 98 - CUSTOMS (N . T .) 
G . Ş. R . 680 (E ).- - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the Customs Act, 1962 452 of 
1962 ) , the Central Government hereby appoints the Commissioner of Central Excise (Adjudication ), Delhi to be the 
Commissioner of Customs for the purpose of adjudicating the matters relating to the show cause notices specified in .column 
(3 ) of the Table below issued by the authority mentioned in column (4 ) thereof in respect of the companies referred to in the 
corresponding entry in column (2) of the said Tablo, namely : 

TABLE 
Sr. No. Name of Company 

Show Cause Notice 

Authority by whom 
No . and data 

Show cause notice 
issued 


(2) 


(3 ) 


Sahil Trends 


Pearls Intercontinental Ltd . 


50 /20 / 96 - C .1. 
dt. 26 - 03 -1998 
50 / 16 / 96 - C .I. 
dt, 26 - 02 - 1998 
50 / 15 /96 - C . I. 
dt. 26 - 03 - 1998 
50 /22 / 96 - C .I. 
dt, 17 - 06 - 1998 


M . S . International Ltd . 


M . S . International Ltd . 


5. 


M . S . Shoes East Export Ltd , 


50 /18 /96 - C .I. 
dt, 17- 06 - 1998 


Commissioner of Customs, 
Ahmedabad 
Commissioner of Customs, 
Mumbai. 
Commissioner of Customs, 
Kandla . 
Commissioner of Customs, 
Ahmedabad and 
Commissioner of Customs 
(Adjudication ), New Custom 
House,Mumbai. 
Commissioner of Customs, 
Ahmedabad and Commissioner of 
Customs, New Custom House , 
Mumbai. 
Commissioner of Customs, 
ICD & Air Cargo Complex , New 
Delhi and Commissioner of 
Customs (Adjudication ), New 
Custom House ,Mumbai. 
Commissioner of Customs, 
Kandla and Commissioner of 
Customs, ICD , New Delhi. 
Commissioner of Customs, 
Ahmedabad 


Pearls Intercontinental Ltd . 


50 /60/ INV / 93 /Pt.I. 
dt, 17 - 06- 1998 


7. 


Sahil Trends 


Sahil Trends 


50 /21/96 -C .I. 
dt. 26- 06-1998 


M . S. Universal Exports Ltd . 


50 / 19 / 96 - C .I. 
dt. 26- 06- 1998 


[F . No . 437/9 /98 -CUS- IV ] 
VIJAY KUMAR , Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt.ofIndia Press, Ring Road , Mayapurl, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1998 . 


